रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल ( एन ) -04/0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DL ( N)-04/ 0009/ 2003-05 


दिल्ली 


राजपन 


सहरमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 

WEEKLY 
दिल्ली , फरवरी 3- ~ फरवरी 9 , 2012 , बृहस्पतिवार / माघ 14 माय 20 , 1933 
DELHI , FEBRUARY3 FEBRUARY 9,2012,THURSDAY/ MAGHA14-- MAGHA 20, 1933 


सं . 3] 
No. 3] 


भाग II - II 
PARTII - II 


सर्किट , सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं 
Notices of the Circuit , Civil and Criminal Courts 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


. 


1 . 0/15-16, प्रथम तल , बंसी प्लाजा , 

साईट नं. 2 , सिटी सेन्टर, ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) 
2 . 

बैंक ऑफ इंडिया 
ब्रांच ऑफिस मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र 
भिंड ( मध्य प्रदेश ) 

मुदालय 
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर सहित आज तारीख 
16-01-2012 को जारी किया गया 


है 


धारा 19 प्रांतीय दिवालिया कानून 1920 के तहत घोषणा / 

अधिसूचना अदालत श्री गौतम मनन , इन्सौलवेन्सी जज 
महोदय जी , केन्द्रीय तीस हजारी दिल्ली के न्यायालय में । 

आई. पी . नं. 28/2007 
बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मुदई ने मुदालय 
जिसका नाम व पता नीचे दिया है के खिलाफ खुद को दिवालिया 
घोषित करते हुए दावा पेश किया है जिसमें तारीख पेशी 29-3-2012 
तय हुई है । अब कोई भी व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचेदिये गये 
सहित पेश होना चाहे वह खुद या वकील द्वारा तारीख 29-3-2012 
को पेश होकर अपना जवाब पेश करें । 
पार्टी का नाम व पता : 

मुकदमा संख्या आई पी न. 28/2007 
द्वारका प्रसाद अचार्य 
पुत्र स्व . श्री के . सी . अचार्य 
निवासी: - 557 , प्रथम तल , लाहोरी गेट , 
दिल्ली 


श्री गौतम मनन , 


। 


इन्सौलवेन्सी जज महोदय जी , 
( केन्द्रीय ) तीस हजारी , दिल्ली । 

[ विज्ञापन II/II / 28 /2011 ] 

PUBLICATION 
(PROCLAMATION UNDER SECTION 19 OF THE 

PROVINCIAL INSOLVENCY ACT, 1920) 
IN THE COURT OF SH .GAUTAM MANAN , 
INSOLVENCY JUDGE (C ) DELHI 

I. P.No.28 /07 
Notice is hereby given that the petitionermentioned given 
below has applied for adjudging themself against the 


, 


..मुदई 


बनाम 


मैसर्स मध्य प्रदेश 
फाईनेंसियल का . 


417 DG/ 2012 


12 


DELHIGAZETTE :NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : FEBRUARY 9 , 2012/MAGHA 20, 1933 


| PART II - II 


: 


respondents mentioned given below as insolvent and the 
petition having been admitted will be heard on 29-03-2012 . 
Any person including the named given below wishes to 
oppose may appear before this court either in person or 
through any pleader. 
Dwarka Prasad Acharya 
S/ o Late Sh. K.C.Acharya 
R / o 557, First Floor, Lahori Gate , 
Delhi 

... Petitioner 

Versus 
1. M /s. Madhya Pradesh Financial Corporation , 

At, 0 / 15-16 , First Floor, Bansi Plaza , 

Site No.2 , City Centre, Gwalior (M.P.) 
2 . Bank of India 

Branch Office Malanpur IndustrialArea , 
Behind ( M.P. ) 

Respondent 
NextDate ofhearing 29-03-2012 
Given under my hand and the seal of the Court of this 
19th day of December, 2011. 

GAUTAM MANAN 
Insolvency Judge( C ) Delhi . 

[ ADVT. II/ II / 28/ 2011 ] 
दिल्ली उच्च न्यायालय , नई दिल्ली 

( मूल न्यायाधिकरण ) 
कंपनी याचिका क्रमांक 310/2001 
कंपनीज़ अधिनियम 1956 के मामले में 

तथा 

निम्नलिखित के मामले में 
महारानी पेंट्स ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड ... याचिकाकर्ता 

विरूद्ध 
मेसर्स ऑटो टेंशन लिमिटेड 

प्रतिवादी 
याचिका का विज्ञापन 

एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि दिल्ली उच्च न्यायालय , 
नई दिल्ली-110001 द्वारा उपरोक्त नामित कंपनी की समाप्ति ( वाईन्डिंग ) . 
हेतु एक याचिका कथित न्यायालय में महारानी पेंट्स ( इंडिया ) 
प्राइवेट लिमिटेड , प्लाट क्रमांक 137 , सेक्टर 24 , फरीदाबाद ( हरियाणा ) 
द्वारा तिथि 01-03-2002 में कथित न्यायालय हेतु प्रस्तुत की थी तथा 
उक्त कथित याचिका तिथि 29-02-2012 में न्यायालय के समक्ष 
सुनवाई हेतु निर्देशित है । 

कोई ऋणदाता ( क्रेडिटर ) कथित याचिका में एक आदेश 
निर्मित करने में प्रतिवाद रखता है अथवा सहयोग के इच्छुक अन्य 
व्यक्ति हेतु स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्वयं की 
इच्छा स्वयं के नाम तथा पता के साथ कार्यालय अधोहस्ताक्षरी हेतु 
प्रेषित करना चाहिए , जो की कार्यालय अधोहस्ताक्षरी हेतु याचिका की 
सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से 5 दिन अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना 
चाहिए तथा स्वयं अथवा अपनी स्वयं की सुनवाई हेतु अधिवक्ता द्वारा 
याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 29-02-2012 में 
कार्यालय में पहुंचना चाहिए, याचिका की एक प्रति उक्ता हेतु 
निर्धारित 

शुल्क 

के 

भुगतान में किसी ऋणदाता ( क्रेडिटर) अथवा 


सहयोगी साधन हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत करना होगा याचिका 
हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छित कोई शपथ - पत्र न्यायालय में दर्ज 
करना चाहिए तथा एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी में सुनवाई हेतु 
निर्धारित तिथि से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना 
चाहिए । 

एस. बी. गौतम , 

कार्यालयों समापक , 
माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय A -2W- 2 
कर्जन रोड बैरक्स , कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली -110001 
दूरभाष : 011-23389507/ 23388405 ( फैक्स ) 

[ विज्ञापन II/ II / 27 / 2011 ] 
IN THE HIGHCOURT OF DELHI ATNEWDELHI 
(ORIGINAL JURISDICTION ) 

N 
Company Petition No.310 /2001 
INTHE MATTEROF COMPANIESACT, 1956 AND 
In theMatter of : 
Maharani Paints (India ) P. Ltd. 

... Petitioner 

Versus 
M / s . Auto Tension Ltd. 

.Respondent 
ADVERTISEMENTOF PETITION 
Notice is hereby given that a petition forwinding up 
of the above -named company by the High Court of Delhi 
atNew Delhi was presented to the said court on 01-03-2002 
byMaharani Paints ( India ) P. Ltd., Plot No. 137 , Sector- 24 , 
Faridabad (Haryana ) and that the said petition is directed 
to be heard before the Court on 29-02-2012 . 

Any creditor, contributory to other person desirous of 
supporting or opposing the making of an order on the said 
petition should send to the undersigned notice of his 
intention signed by him or his advocate with his name and 
address , so as to reach the undersigned not later than 
5 days before the date fixed for the hearing of the petition 
i.e 29-02-2012, and appear at the hearing for the purpose in 
person or by his advocate . A copy of petition will be 
furnished by the undersigned to any creditor or 
contributory on payment of the prescribed charges for the 
same. 

Any affidavit intended to be used in opposition to 
the petition should be filed in Court,and a copy served on 
the undersigned not less than 5 days before the date fixed 
for the hearing. 

S.B.GAUTAM, 

Official Liquidator 
Attached to Hon ble High Court 

of Delhi A2, W2, Curzon Road 

Barracks ,K.G Marg ,New Delhi 
Phone No.011-23389507/23388405 

IADVT . II/ II/ 27 / 2011 ] 


... 


PART II-II ] 


DELHIGAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : FEBRUARY 9 , 2012 /MAGHA 20 , 1933 


13 


5 


THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI 

(ORIGINAL JURISDICTION ) 


COMPANY PETITION NO . 128 OF 2011 


IN THEMATTER OF THE COMPANIESACT, 1956 


AND 


दिल्ली उच्च न्यायालय , नई दिल्ली 

( मूल क्षेत्राधिकार ) 
कंपनी याचिका क्रमांक 128/2011 
कंपनीज़ अधिनियम , 1956 के मामले में 

और 
मैसर्स रॉयल मैराइन कं ., ( भमभानी शिपिंग प्रा. लि . की इकाई) मीरा 
हरि निवास , प्लॉट सं. 206 , धनलक्ष्मी बिल्डिंग के सामने , टेलीफोन 
एक्सचेंज के पास , एस. वी.पी. नगर , एमएचएडीए , अंधेरी ( पश्चिम ) 
मुम्बई -53 

.याचिकाकर्ता सं.1 
भमभानी शिपिंग प्रा लि ., मीरा हरि निवास , प्लॉट सं. 206 , धनलक्ष्मी 
बिल्डिंग के सामने , टेलीफोन एक्सचेंज के पास , एस. वी.पी. नगर, 
. एमएचएडीए , अंधेरी ( पश्चिम ) मुम्बई -400053 

... याचिकाकर्ता सं. 2 
ग्लोबल सर्विसिज मिडिल ईस्ट ( एफजेडई ) , ए4-41 , पी.ओ. बॉक्स 
7855 , जोन , शारजहां , यू.ए.ई. 

याचिकाकर्ता सं . 3 


M /s. Royal Marine Co., (Unit of Bhambhani Shipping Pvt. 
Ltd.,) Meera Hari Niwas, Plot No. 206 , Opp . Dhanlaxmi 
Building, Near Telephone Exchange, S.V.P.Nagar ,MHADA , 
Andheri (West), Mumbai400 053 ... Petitioner No.1 


... 


Bhambhani Shipping Pvt.Ltd.,Meera Hari Niwas, Plot No. 
206 , Opp . DhanlaxmiBuilding, Near Telephone Exchange, 
S.V.P. Nagar,MHADA ,Andheri (West), Mumbai- 400053 


... Petitioner No.2 


Global Services Middle East (FZE ),A4-41, P.O.Box 7855 , 
Zone, Sharjah , U.A.E. 


.... Petitioner No.3 


बनाम 


VERSUS 


Naftogaz India Private Limited , E - 14 / 13, Vasant Vihar, 
New Delhi- 57 


नतोगैज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , ई-14/13 , वसंत विहार, नई दिल्ली -57 

... प्रतिवादी 
याचिका का विज्ञापन दिल्ली गैजेट में 
कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 433 ( ई ) और 434 के 
अंतर्गत मैसर्स रॉयल मैराइन के और अन्य ( याचिकाकर्ता ) द्वारा 15 
मार्च, 2011 और 8 दिसम्बर 2011 को समापन के लिए एक याचिका 
प्रस्तुत की गई थी , और उक्त याचिका को 26 अप्रैल, 2012 को सुबह 
10.30 बजे माननीय जंज के समक्ष सुनवाई के लिए नियत किया गया 


... Respondent 
ADVERTISEMENTOF PETITION IN DELHIGAZETTE 


है । 


कोई व्यक्ति जो उक्त याचिका के समर्थन या विरोध के लिए 
इच्छुक है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास पहुंच जानी चाहिए , 
उसके इरादे की सूचना उसके द्वारा हस्ताक्षरित उसके नाम व पते के 
साथ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास उक्त याचिका की सुनवाई 
के लिए नियत दिन से पांच दिन पहले , उसके बाद नहीं पहुंच जानी 
चाहिए । जहां विरोध करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के साथ 
प्रत्युत्तर के आधार में हलफनामे की एक प्रति संलग्न करनी होगी । 
याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी व्यक्ति को आवश्यकता 
पड़ने पर उसमें निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्राप्त की जा सकेगी । 

अधिवक्ता 

संजय ग्रोवर 

याचिकाकर्ता के सलाहकार 
ई -500, ग्रेटर कैलाश- II , नई दिल्ली -110048 

फोन/ फैक्स : 011-41638382 
$-47 :srgrover@gmail.com 

[ सं. विज्ञापन II /II /26 / 2011 ] 
नई दिल्ली 
दिनांक : 27 जनवरी, 2012 


A petition under Section 433 ( e ) and 434 of the 
Companies Act, 1956 , for winding up was presented by 
M /s. Royal Marine Co., & Others ( Petitioners ) on 15th 
March , 2011, and also listed on 8-12-2011 , and the said 
petition is fixed for hearing before the Hon ble Company 
Judge on 26th April, 2012 at 10.30 AM , 

Any person desirous of supporting or opposing the 
said petition should send to the petitioner s advocate, notice 
of his intention , signed by him or his advocate, with his 
name and address , so as to reach the petitioner s advocate 
not later than five days before the date fixed for the hearing 
of the petition . Where he seeks to oppose the petition , the 
grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be 
furnished with such notice . A copy of the petition will be 
furnished by the undersigned to any person requiring the 
same on payment of the prescribed charges for the same. 

SANJAY GROVER ,Advocate 

Counsel for Petitioners , 
E -500 , Greater Kailash - II , New Delhi- 110 048 

Phone/ Fax: 011-41638382 
E- Mail : srgrover@gmail.com 

[ No.ADVT. II /II/ 26/ 2011 ] 
New Delhi : 


: 


Dated : 27-1-2012 


Printed by the Manager, Governinent of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


